निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 पौष 1937 ( श ० ) 
सोमवार , 4 जनवरी 2016 


( सं 0 पटना 2 ) पटना , 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

31 दिसम्बर 2015 
सं 0 वन विक्रय ( आरा मिल / विनियर मिल ) -14 / 2012-4016 / प 0 व0 - माननीय उच्चत्तम न्यायालय में 
दायर जनहित याचिका सं0-202 / 95, टी 0 एन 0 गोदावरमन तिरूमलपद बनाम भारत संघ के तहत आई0 ए0 सं0-2365 
in 1406/2005 में दिये गये आदेश के आलोक में काष्ठ आधारित उद्योगो से संबंधित अनुज्ञप्ति / अनुमति आदि विषयों 
पर निर्णय लेने हेतु राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन निम्न 
प्रकार किया जाता है : 
I. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक ( HOFF) 

अध्यक्ष 
II . पर्यावरण एवं वन विभाग में कार्यरत वरीयत्तम 

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
III . भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु 

परिवर्तन मंत्रालय के उप वन महानिरीक्षक से 

अन्युन स्तर श्रेणी के पदाधिकारी 
2. उपरोक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


सदस्य 


सदस्य 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 2-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


